निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र 1933 ( श ) 
( संo पटना 501 ) पटना, वृहस्पतिवार, 8 सितम्बर 2011 


पत्रांक - 2/ बी0 टी0 - 1010/ 2009 - 693 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( नियोजन ) , बिहार, पटना 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रेषक , 

श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , 

संयुक्त सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार 

वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 
द्वारा : वित्त विभाग 

पटना - 15 , दिनांक 29 अगस्त 2011 
विषयः 

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन ) के नियंत्रणाधीन राज्य के 
10 ( दस ) जिलों यथा - किशनगंज , कैमूर ( भभूआ) , सुपौल , लखीसराय , जमुई, अररिया, अरवल , 
बांका, शिवहर एवं शेखपुरा में गैर - योजना अन्तर्गत जिला नियोजनालय की स्थापना एवं 10 ( दस ) 
नियोजन पदाधिकारी , 8 ( आठ ) कनीय सांख्यिकी सहायक , 8 ( आठ ) निम्नवर्गीय लिपिक , 10 ( दस ) 

कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 10 ( दस ) चतुर्थवर्गीय पदों के सृजन की स्वीकृति । 
आदेश : स्वीकृत । 

2. निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण ( नियोजन ) बिहार , पटना के नियंत्रणाधीन 10 ( दस ) जिलों में जिला 
नियोजनालय की स्थापना एवं 10 ( दस ) नियोजन पदाधिकारी , 8 ( आठ ) कनीय सांख्यिकी सहायक , 8 ( आठ ) निम्न 
वर्गीय लिपिक एवं 10 ( दस ) कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 10 ( दस ) चतुर्थवर्गीय पदों की , 86 ,04 ,528 ( छियासी लाख 
चार हजार पाँच सौ अठाईस ) रुपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल- 10 ( दस ) राजपत्रित , एवं 36 ( छत्तीस ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 सितम्बर 2011 


अराजपत्रित [ 20 ( बीस ) संविदा ( अनुबंध ) आधारित पद सहित )] कुल - 46 ( छियालीस ) पदों की निम्नरूपेण सृजन की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
| स्वीकृत जिला 

सृजित पद का नाम एवं 
क्रमांक | नियोजनालय 

पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
संख्या 
का नाम 


वेतन 


2 


जिला 
नियोजनालय , 
किशनगंज 


जिला नियोजन पदाधिकारी - 01 | 9300 -34800 + 
| ( एक ) पद ( राजपत्रित ) 4800 


कनीय सांख्यिकी सहायक - 01 9300 - 34800 + 
( एक ) पद ( अराजपत्रित ) 4200 


35,08 ,800 ( पैंतीस लाख आठ 
हजार आठ सौ ) रुपये ( कुल 
दस पदों के लिए ) 
20 ,92,800 ( बीस लाख 
वेरानवे हजार आठ सौ ) रुपये 
( कुल आठ पदों के लिए ) 
12 ,06 ,528 ( बारह लाख छः 
हजार पाँच सौ अठाईस ) रुपये 
( कुल आठ पदों के लिए ) 
| 9,27,600 ( नौ लाख सताईस 
हजार छः सौ ) रुपये ) ( कुल 
दस पदों के लिए ) 


निम्नवर्गीय लिपिक - 01 
( एक ) पद ( अराजपत्रित ) 


5200 - 20200 + 
1900 


कम्प्यूटर ऑपरेटर - 01 ( एक ) | 7730 (फिक्सड ) 
पद 

अनुमानित 
[ संविदा ( अनुबंध ) आधारित ] 
( अराजपत्रित ) 
चतुर्थवर्गीय - 01 ( एक ) पद 5740 (फिक्सड ) 
[ संविदा ( अनुबंध ) आधारित] | अनुमानित 


6 , 88 ,800 ( छः लाख अठासी 
हजार आठ सौ ) रुपये ( कुल 
दस पदों के लिए ) 


तथैव 


तथैव 


तथैव 


तथैव 


जिला 
नियोजनालय , 
कैमुर 
( भभूआ ) 
जिला 
नियोजनालय , 
सुपौल 
जिला 
नियोजनालय , 
लखीसराय 
जिला 
नियोजनालय, 
जमुई 


तथैव 


तथैव 


तथैव 


तथैव 


जिला 


तथैव 


तथैव 


नियोजनालय , 
अररिया 
जिला 
नियोजनालय, 
अरवल 


तथैव 


तथैव 


बिहार गजट ( असाधारण), 8 सितम्बर 2011 


स्वीकृत जिला 
क्रमांक | नियोजनालय 

का नाम 


सृजित पद का नाम एवं 

संख्या 


वेतन 


पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 


| 


2 


तथैव 


तथैव 


जिला 
नियोजनालय , 
बांका 
जिला 
नियोजनालय, 
शिवहर 


जिला नियोजन पदाधिकारी - 01 | 9300 - 34800+ 4800 
| ( एक ) पद ( राजपत्रित ) 


पद 


कम्प्यूटर ऑपरेटर -01 ( एक ) 7730 (फिक्सड ) 

अनुमानित 
[ संविदा ( अनुबंध ) आधारित ] 
( अराजपत्रित ) 
चतुर्थ वर्गीय - 01 ( एक ) पद 5740 (फिक्सड ) 
[ संविदा ( अनुबंध ) आधारित ] | अनुमानित 
तथैव 

तथैव 


जिला 
नियोजनालय, 
शेखपुरा 


3. कंडिका 2 ( दो ) में दर्शाए गए जिला नियोजनालयों की स्थापना एवं पदों पर कुल आवर्तक व्यय प्रतिवर्ष 
86 ,04 ,528 ( छियासी लाख चार हजार पाँच सौ अठाईस ) रुपये अनुमानित है । इन पर होने वाला व्यय " मुख्य 
शीर्ष- 2230 - श्रम तथा रोजगार- 02 - रोजगार सेवाये - 101 - रोजगार सेवायें - 0004- रोजगार कार्यालय की स्थापना " मांग संख्या 
26 विपत्र कोड एन0 - 2230021010004 गैर - योजना मद से विकलनीय होगा । 

____ 4. उक्त पदों के वेतन एवं कार्यालयों की स्थापना पर होने वाले अन्य मदों के व्यय के निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी संबंधित जिला नियोजनालयों के जिला नियोजन पदाधिकारी होंगे तथा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत 
निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण , बिहार , पटना नियंत्री पदाधिकारी होंगे । 
5. कंडिका- 2 ( दो ) में दर्शाए गये पद [ संविदा ( अनुबंध) आधारित पद रहित ] गैर - योजना अन्तर्गत होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
__ भूपेन्द्र कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 501 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


